सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 वैशाख 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

2 मई, 2014 ( ई० ) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संख्या 188 


अधिसूचना 
25 अप्रैल, 2014 


संख्या -13/ न्या विविध -02/ 2013 का० 3780 --सिविल जज जूनियर डिवीजन ( मुंसिफ ) प्रतियोगिता 
परीक्षा 2008 के क्रम में झारखण्ड लोक सेवा आयोग तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री संजीत कुमार चन्द्रा , पिता- श्री धीरेन्द्र नाथ चन्द्रा, स्थायी पता:- ग्राम + पोस्ट- मदनपुर , 
थाना निरसा, जिला- धनबाद ( झारखण्ड), पिन-828205 एवं वर्तमान पता :-इन्द्रा नगर , पोस्ट-मुगमा , 
जिला- धनबाद , ( झारखण्ड ) पिन - 828204 को सिविल जज जूनियर डिवीजन ( मंसिफ ) के पिछड़ा वर्ग 
( BC -II) के लिए आरक्षित एक पद के विरूद्ध वेतनमान रू 27700 - 770 - 33090 -920 -44450 - 1080 
44770/- में उनके पदस्थापन के बाद योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 2 मई , 2014 


__ 2. यह नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप से होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि का विस्तार अथवा सम्पुष्टि 
झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 के नियम -21 एवं 22 के अनुसार यथाविहित झारखण्ड 
उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर होगी । 


3. उन्हें निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना के निर्गत होने से एक माह के अन्दर झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम-52 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने - देने के सम्बन्ध में घोषणा 
पत्र के साथ अपना योगदान झारखण्ड उच्च न्यायालय में देंगे । 


4. इनका पदस्थापन तथा वरीयता का निर्धारण झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुमन कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 188 – 50 | 


